सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 580 राँची, शुक्रवार , 


19 जुलाई , 2019 (ई ० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
18 जुलाई, 2019 


संख्या- 01 /मु ० स्था / आ॰बो०-76 / 2016/ नवि आ०-2937-- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार 
तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या -5455 दिनांक -10.07.2019 के 

द्वारा श्री जॉर्ज कुमार को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड , राँची के आप्त सचिव 
(वाह्य कोटा ) के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग , 
झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायी गई है । 

श्री कुमार द्वारा उक्त अधिसूचना के आलोक में दिनांक -11.07.2019 को नगर 
विकास एवं आवास विभाग में योगदान समर्पित किया गया है । 

उक्त परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प ज्ञापांक 
531 दिनांक -20.02.2004 में निहित प्रावधान के आलोक में श्री जॉर्ज कुमार , झा ०प्र ० से ० 


2 . 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 19 जुलाई, 2019 
द्वारा समर्पित योगदान को स्वीकृत करते हुए अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के 
आप्त सचिव (वाह्य कोटा ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री कुमार 

को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प ज्ञापांक -1497 
दिनांक -04.12.2010 में आदेय वेतनादि एवं अन्य सभी सुविधाएँ देय होंगी । 


3 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मनीषा जोसेफ तिग्गा , 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 580 50 


